निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 443) 


28 वैशाख 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 18 मई 2018 
सं० पर्यव्यो०रा० - 57 / 2008 - 483 / प०वि० 

पर्यटन विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार, ( ले० एवं ह० ) 
बिहार, पटना । 


द्वारा: - 


वित्त विभाग, बिहार ।* 


विषय: 


दिनांक 8 मार्च 2018 
होटल संस्थान, खानपान एवं पोषाहार, बोधगया में 18 माह ( डेढ़ वर्ष ) के डिप्लोमा कोर्स के 
संचालन हेतु प्रारम्भिक व्यवस्था के तहत् 05 ( पाँच ) शैक्षणिक पद एवं 08 ( आठ ) गैर 
शैक्षणिक पद तथा 3 ( तीन ) वर्ष के डिग्री कोर्स के संचालन हेतु 03 ( तीन ) शैक्षणिक एवं 
17 ( सत्रह) गैर शैक्षणिक पद वेतनमानों सहित कुल 33 (तेंतीस ) पद सृजन की स्वीकृति । 


आदेश : - स्वीकृत । 


( 2) स्वीकृति शैक्षणिक एवं गैर - शैक्षणिक पद SIU के मानदण्ड पर आधारित है । 

(3) (क ) होटल संस्थान, खानपान एवं पोषाहार , बोधगया में 18 माह ( डेढ़ वर्ष) के डिप्लोमा 
कोर्स के संचालन हेतु प्रारम्भिक व्यवस्था के तहत् निम्नलिखित 05 (पाँच) शैक्षणिक पद एवं 08 ( आठ ) 
गैर शैक्षणिक पद एवं उनके समक्ष वर्णित वेतनमानों के पद सृजित किया गया जो निम्नवत है : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 मई 2018 

शैक्षणिक पद 


कम 


पद का नाम 


वेतनमान (रूपये में )6t" Pay 


वेतनमान (रूपये में ) 7th Pay 


पदो की 
संख्या 


सं० 


SR . INSTRUCTOR 


I 


9300- 34800/- ( Gr. Pay- 4600/-) 


Entry Level 44,900 / 


01 


INSTRUCTOR 


9300 - 34800/ - ( Gr. Pay - 4200/- ) 


Entry Level 35, 400 / 


| 


01 


ASSTT . INSTRUCTOR 


9300 -34800/- ( Gr . Pay- 4200/- ) 


Entry Level 35 , 400/ 


कुल - 


05 


गैर - शैक्षणिक पद 


OFFICE SUPERINTEDENT 
- CUM - ACCOUNTANT 


9300 -34800/- ( Gr . Pay- 4600 /- ) 


Entry Level 44 ,900 / 


STENOGRAPHER 


5200-20200/-( Gr. Pay- 2400/-) 


Entry Level 25,500/ 


LDC 


5200-20200/- ( Gr. Pay- 1900 /- ) 


Entry Level 19,900/ 


4 | PEON-CUM- ATTENDANT 


5200- 20200/- ( Gr . Pay- 1800/ - ) 


Entry Level 18 ,000/ 


TECHNICAL ATTENDANT 


5200-20200/- ( Gr. Pay- 1800/- ) 


__ Entry Level 18, 000/ 


कुल - 


08 


( ख ). इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में 3 ( तीन ) वर्षों के डिग्री कोर्स के भी संचालन हेतु 
निम्नलिखित 03 ( तीन ) शैक्षणिक एवं 17 ( सत्रह ) गैर शैक्षणिक पद एवं उनके स 
के पद सृजित किया गया जो निम्नवत है : 

शैक्षणिक पद 
पद का नाम वेतनमान ( रूपये में ) 6th Pay | वेतनमान (रूपये में ) पदो की 

___ 7th Pay 

संख्या 
PRINCIPAL - Cum- HOD 37400-67000/-( Gr. Pay-8700/-) Entry Level 1,18,500/ 


____ 01 


LECTURER 


9300 -34800/- ( Gr. Pay- 4200/ -) 


Entry Level 35 ,400/ 


कुल - 


03 


गैर - शैक्षणिक पद 


ADMINISTRATIVE 
OFFICER 


9300 -34800/-( Gr. Pay- 5400/-) | Entry Level 53 , 100 / 


OFFICE SUPERINTENDENT 
- CUM - ACCOUNTANT 


9300 - 34800 /- ( Gr. Pay- 4600/ -) | Entry Level 44,900 / 


3 


P . A . TO PRINCIPAL 


5200 - 20200 /- ( Gr. Pay - 2800 /- ) | Entry Level 29, 200/ 


STENOGRAPHER 


5200 - 20200 /- ( Gr. Pay -2400/ -) 


Entry Level 25 , 500 / 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 मई 2018 


क्र . 


पद का नाम 


| वेतनमान (रूपये में ) 6th Pay | वेतनमान (रूपये में ) । पदो की 

___ 7th Pay 

संख्या 
5200 - 20200/- ( Gr. Pay - 2400/-) | Entry Level 25 ,500/ 


UDC 


03 


LDC 


5200 - 20200/ - ( Gr . Pay - 1900 /-) | Entry Level 19 ,900/ 


TECHNICAL ATTENDANT 


5200 - 20200/- ( Gr. Pay - 1800/- ) 


Entry Level 18, 000/ 


PEON-CUM- ATTENDANT | 5200 - 20200/-( Gr. Pay - 1800/-) | 


Entry Level 18 , 000 / 


02 


कुल - 


17 


4. होटल प्रबंधन संस्थान खानपान एवं पोषाहार, बोधगया द्वारा मॉग के आधार पर उक्त 
स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर - शैक्षणिक पद पर होने वाले व्यय हेतु अनुदान स्वरूप राशि पर्यटन विभाग , 
बिहार सरकार के राज्य स्कीम उद्व्यय से वहन किया जायेगा । 

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में संसूचित राज्य स्कीम उद्व्यय के मुख्य 
शीर्ष - 3452 - पर्यटन, 01 पर्यटक अवसंरचना, 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 
0103 होटल प्रबंधन संस्थान, बोधगया विपत्र कोड - 46 - 3452011900103 विषय शीर्ष - 3104 - सहायक 
अनुदान - वेतन में उपबंधित करायी गई राशि से विकलनीय होगा । 

____ 6. होटल प्रबंधन संस्थान, खानपान एवं पोषाहार, बोधगया के डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों के 
संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक 06 . 02 . 2018 को 
सम्पन्न बैठक के मद संख्या - 25 में अनुमोदन प्राप्त है । 
7 . महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है । 

राज्यपाल , बिहार के आदेश से , 

___ पंकज कुमार, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 443 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


